सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 569 राँची, गुरुवार , 


18 जुलाई, 2019 (ई ०) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
23 अप्रैल , 2019 


, 


, 


, 


संख्या- 1/पी०-101 /2014 अंश-1 का०- 3264-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत , संप्रति चुनाव प्रेक्षक के रूप 
में प्रतिनियुक्त डॉ ० शैलेश कुमार चौरसिया, भा.प्र.से. ( M- 2007 ) को अगले आदेश तक अभियान निदेशक, राष्ट्रीय 
ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

2. डॉ ० चौरसिया अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अपर सचिव, स्वास्थ्य , चि ० शि ० एवं परिवार 
कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची तथा प्रबंध निदेशक , झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 
एण्ड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लि ० , राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 569 -- 50 


